निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 841) 


15 कार्तिक 1935 ( श ) 
पटना , बुधवार , 6 नवम्बर 2013 


सं0 11 / नीति ( थोक लाभांश) - 06 - 08 / 2013 – 7194 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 


संकल्प 

5 नवम्बर 2013 
विषयः - उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकानों की अनुज्ञप्तियों की 

बन्दोवस्ती नीति 2007 में संशोधन । 

उत्पाद राजस्व में वृद्धि हेतु उत्पाद नीति, 2006 के तहत विभागीय संकल्प संख्या 3456 दिनांक 12.08. 2006 
द्वारा गठित बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 , पटना का संकल्प संख्या 2703 दिनांक 07.06. 2007 द्वारा निर्धारित 
थोक बिक्रेता लाभांश में विभागीय संकल्प संख्या 396 दिनांक 05.02. 2010 की कंडिका - 20 द्वारा किये गये यथासंशोधित 
लाभांश को पुन: संशोधित करते हुए थोक बिक्रेता लाभांश अधिकत्तम खुदरा बिक्री मूल्य का 2 प्रतिशत किया जाता है । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के 
असाधारण अंक में किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 841-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


